निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 292 ) पटना , शुक्रवार , 9 अप्रील 2021 


I 8508 @ ks & 01 & 19 @ 201983001 @ Ri8 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

4 मार्च 2021 
माननीय लोकायुक्त में दायर वाद संख्या -01 / लोक 0 ( न 0 वि 0 वि 0 ) –11/12 में दर्ज तत्कालीन नगर 
कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत रोसड़ा के पदस्थापन काल में बरती गयी वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार एवं 
सरकारी दिशा - निर्देशों का पालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर के पत्रांक -66 दिनांक 
28.05.2019 द्वारा श्री सतीश चन्द्र झा , बि ० प्र ० से 0 , कोटि क्रमांक -218 / 2011 के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया 


गया । 


उक्त के आलोक में श्री झा के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुर्नगठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार 
के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक -9533 दिनांक 17.07.2019 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इस क्रम 
में श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया , जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि वे अपने पुरे सेवाकाल में कभी भी 
कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , रोसड़ा के पद पर पदस्थापित नहीं रहे है । श्री झा के स्पष्टीकरण पर विभागीय 
पत्रांक 12333 दिनांक 06.09.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुए मंतव्य की मांग की 
गयी । जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर के पत्रांक 7 ( मु ० ) दिनांक 11.01.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ । 

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप , प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर से प्राप्त मंतव्य के 
आलोक में पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी । सम्यक विचारोपरांत श्री सतीश चन्द्र झा , 
बि 0 प्र 0 से 0 , कोटि क्रमांक 218/2011 सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र को वापस लिया 
जाता है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 अप्रील 2021 


vinske vinsk fn ; kt kk gStd bl 1 a y dhift fogli jkt i = dsvxy svl kHj.k val 
eai dkk fd ; kt k r Akkl Hhl aåk disH nht kA 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ele fik du valij 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 292-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


